निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 268 ) 


26 ज्येष्ठ 1931 ( TO ) 
पटना , मंगलवार , 16 जून 2009 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

___ 15 जून 2009 
एस0ओ0 108, दिनांक 16 जून 2009 — बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा - 93 की 
उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार मूल्य वर्द्धित - कर नियमावली , 2005 
( इसके बाद " उक्त नियमावली के रूप में निर्दिष्ट ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं । 
2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी । 

संशोधन 
1. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 22 (5 ) में संशोधन । – उक्त नियमावली के नियम 
22(5 ) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा - 

" 22(5 ) उप - नियम( 4) के अधीन गठित अंकेक्षण दल का प्रधान अंकेक्षण हेतु चयनित व्यवहारी पर प्रपत्र N -IV 

में नोटिस तामिल करायेगा जिसमें व्यवहारी के अंकेक्षण की तिथि, समय, अंकेक्षण की संभावित अवधि तथा 
अंकेक्षण दल द्वारा परीक्षित किये जानेवाले लेखा तथा दस्तावेज विनिर्दिष्ट होंगे एवं व्यवहारी ऐसी सूचना 

के सभी शर्तों का अनुपालन करेगा : 
परन्तु प्राधिकारी किसी विशेष व्यवहारी के मामले में , जिसका लिखित कारण अभिलेखित किया जायेगा, अंकेक्षण 

की तिथि को बढ़ा सकेंगे बशर्ते कि ऐसी अवधि विस्तार एक माह से अनधिक अवधि के लिये केवल एक 

बार अनुज्ञात किया जा सकेगा ।" 
2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के प्रपत्र N- IV का प्रतिस्थान - उक्त नियमावली के प्रपत्र N - IV 
को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 जून 2009 


" प्रपत्र - N -IV 
बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम , 2005 की धारा - 26 के अन्तर्गत सूचना 
देखें नियम 22(5) ] 

संख्या 

दिनांक 
कार्यालय... 

वाणिज्य कर 

अंकेक्षण 
सर्वश्री 
करदाता पहचान संख्या .......... 

1. चूँकि आप नियमावली के नियम 22 के उपनियम (1) के अंतर्गत अंकेक्षण के उद्देश्य से चुने गये हैं , अतएव 
एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक ..... 

.................. स्थल पर ऐसे अंकेक्षण के निमित्त कागजातों / लेखों / पंजियों साक्ष्यों जो 
नीचे विनिर्दिष्ट है के साथ उपलब्ध होंगे / करायेंगे । 

2. इस सूचना का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आपको बिना सूचित किये हुए आपके विरूद्ध एक पक्षीय 
कार्रवाई की जायेगी । 


......... 


हस्ताक्षर 

पदनाम " 
( सं0 बिक्री - कर / संशोधन - 15 / 2008 - 2096 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


15 जून 2009 
एस0ओ0 109, एस0ओ0 108 - दिनांक 16 जून 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा 
में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 बिक्री - कर / संशोधन - 15 / 2008 - 2096 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य - कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


rve 


The 15th June 2009 
S .O . 108 , dated 16th June 2009 — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of Section - 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 , the Governor of Bihar 
is pleased to make the following amendments to the Bihar Value Added Tax Rules , 2005 
(hereinafter referred to as “ the said rules” ) 
2 . This notification shall come into force from the date of issue . 

Amendments 
1. Amendment of Sub -Rule (5 ) of Rule 22 – Sub -Rule (5 ) of Rule 22 of the said 
rule shall be substituted in the following way namely : 

" 22 ( 5 ) – The head of the audit teamconstituted under sub - rule ( 4 ) shall serve 

upon the dealer selected for audit , a notice in Form N - IV specifying 
therein , the time, date , the expected duration of the audit and the nature 
of accounts and documents to be examined by the audit team and the 

dealer shall comply with the terms of such notice . 
Provided that the authority may , in respect of any particular dealer , and, for 

reasons to be recorded in writing , extend the date of Audit subject to the 
condition that such an extension may be allowed only once and that also 

for a period not exceeding one month .” 
2 . Form N - IV of the said Rules shall be substituted in the following way , 
namely — 


PER JIGIC ( 31HTERUT) , 16 JG 2009 


Form – N IV 
Notice under Section 26 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 
[ See rule 22 (5 ) ] 

No ... ....... 

Date ....... 
Office of the .... 

. of Commercial- Taxes . ....... .... Audit ... 


. . . . . . . . . . . . . . . 


To , 


M / s .. ..... 


........ (Dealer ) 

.. .... (Address ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


TIN 


1. WHEREAS, you have been selected for the purposes of audit under sub -rule (1) 
of rule 22 ; 

You are hereby directed to attend in person or through your representative at 
(place ) ............. on (date ) ................. at .... (time) and to furnish , or cause to be 
furnished documents and place the accounts, registers and documents specified below 
and evidence for the purpose of such audit . 

2 . In the event of your failure to comply with this notice , ex -parte action will be 
taken against you without any further reference to you . 


Signature 

Designation 
(No. Bikri Kar/ Sansodhan - 15 /2008 — 2096 ) 
By Order of the Governor of Bihar , 

SUBHAKIRTIMAJUMDAR , 
Commissioner -Cum - Principal Secretary 

Commercial Taxes Department. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Paert JT (3HTERUT ) 268 -571+ 1000 - Stoctonton 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


